PART 1 ] 


HARYANA GOVT GAZ ., JAN. 25, 2000 ( MAGH 5 , 1921 SAKA) 


25 


लोक निर्माण विभाग 


भवन एवं सड़क शाखा 


अम्बाला वृत 


दिनांक 29 दिसम्बर , 1999 


नं ० एस ० ई०/ लो ० नि ० वि ० भ ० एवं स ०/ अम्बाला / 1758.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता 
है कि सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जिना अम्बाला में लिंक सड़क नगला से शाहबपुर 
( शेष नम्बरान खसरा गांव लनडी) हेतू भूमि ली जानी अपेक्षित है । अत : यह अधिसूचित किया जाता है कि 
निम्न वणित परिक्षेत्र में उपरोक्त प्रयोजनार्थ भूमि का अर्जन अपेक्षित है । 


यह अधिसूचना भूमि अजंन अधिनियम 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी की 
जाती है, जो इस से सम्बन्धित हो सकते हैं । 


पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रयन्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस समय इस कार्य में लगे हुए अधिकारियों 
को अपने कर्मचारियों व कर्मकारों सहित उक्त परिक्षेत्र में किसी भूमि में प्रवेश करके निरीक्षण व उपरोक्त धाता द्वारा 
उपेक्षित या मनुज्ञात सभी काम करने के लिए सहर्ष प्रधिकृत करते हैं । 


कोई भी हित बद्ध व्यक्ति जिसे उपरोक्त परिक्षेत्र में किसी भूमि अर्जन करने पर कोई आक्षेप हो , इस अधिसूचना 
के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर में अपनी प्राक्षेप लिखित रूप से भूमि अर्जन समाहर्ता हरियाणा लो ० नि ० वि ०, भ . 
स ० शाखा , अम्बाला छावनी के सम्मुख दायर कर सकता है । 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


क्षेत्रफल 


रेक्टेंगल नं ० /किला नं ० 


परिक्षेत्र 
गांव 


हदबस्त 
नं ० 


एकड़ों में 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


अम्बाला 


अम्बाला 


रतनहती 


22 


1.14 


11 


25 


2 


11 . 


12, 20, 21 


5 


» y 


( हस्ताक्षर ) 
अधीक्षक अभियन्ता, 


अम्बाला परिमण्डल , 
लो ० नि ० वि ० भ ० तथा मा ० शाखा , 

अम्बाला छावनी । 


26 


HARYANA GOVT GAZ . JAN . 25, 2000 (MAGY 5, 1921 SAKA ) 


( PART I 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


BUILDING AND ROATS BRANCH 


AMBALA CIRCLE 


The 29th December , 1999 


No. SE /PWD / B and R /Ambala/ 1758.- Wheicas li appears to the Governor of Haryana tha 
laod is likely to be required! 10 be taken by the Government at the public expenses for a public 
purpose, namely , for Link road from Nagla to Shahpur ( left out Nos Khasra ) village Rattanhori in 
Ambala Distric !, 

It is hereby no : ifice that the land in the locality described below is likely to be required for 
tho above purpose , 

This no: ification is made , under the provisions of section 4 of the land Acquisition Act , 1894 
1o alt wilom il may concern . 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid scction , the Governor of Haryana is 
pleased 10 authorise the officers for the time being engaged in the under taking with their servants 
and workmen to cnice upon and survey any land in the locality and do all other acts required or 
permitted by that section . 


Any person inter sicci who has objoction for the any acquisition in any land in the locality 
may , within thirty days of publication of this notification , filc an objection in writing before the 
Land Acquisition Collector Haryana PWD , B and R Branch Ambala Cantt . 


SPECIFICATION 


District 


Telisil 


Locality ) 
Village 


Hac.bast 

No. 


Rectangle /Killa No. 


Area in 
acres 


2 


3 


4 


5 


6 


Ambil 


Ambala 


Rattanleri 


22 


1.14 


25 


2 


11 , 12 , 20 , 21 


4 


5 


(Sd ) ... 
Superintending Engineer , 
Ambala Circle PWD , B & R Branch , 

Ainbala Cant. 


